शासन 


छत्तीसगढ़ 


पंजीयन क्रमांक 
“ छत्तीसगढ़/ दुर्ग/ 09/ 2013-2015 . ” 


“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान ( बिना डाक 
टिकट ) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22- छत्तीसगढ़ गजट /38 सि . से . 
भिलाई, दिनांक 30-5-2001. ” 


सत्यवजय 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 27 ] 


रायपुर, शुक्रवार , दिनांक 5 जुलाई 2019 - आषाढ़ 14, शक 1941 


भाग 3 ( 1 ) 


विज्ञापन 


अन्य सूचनाएं 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती अंजली बेहरा ध. प. श्री राजेश बेहरा, जाति कलार , उम्र 41 वर्ष, निवासी - क्वा . 
नं .-58/ ए, जोन -1 बी. एम. वाई. चरोदा, पो.-बी. एम. वाई. चरोदा, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि मेरा घरेलू नाम जम्बोबती 
बेहरा है जो कि मेरे बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र व शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है. जबकि मेरा वास्तविक नाम अंजली बेहरा है जो कि मेरे विवाह 
प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैं अपने घरेलू नाम को परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को मेरे व बच्चों के समस्त प्रमाण पत्रों व सभी शासकीय/ 
अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती अंजली बेहरा ध. प. श्री राजेश बेहरा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती जम्बोबती बेहरा 

पति - श्री राजेश बेहरा 
निवासी - क्वा . नं .- 58 / ए, जोन -1 , 

बी . एम. वाई. चरोदा, 
पो.-बी. एम. वाई. चरोदा, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती अंजली बेहरा 

पति - श्री राजेश बेहरा 
निवासी - क्वा . नं . - 58/ ए, जोन-1, 

बी . एम. वाई. चरोदा, 
पो.-बी. एम . वाई. चरोदा, 
तह . व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


169 


170 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , के. मालकोन्डय्या आत्मज श्री के. कोटैय्या, उम्र 51 वर्ष, निवासी - ब्लॉक नं .- 2 - बी. 
सड़क नं .- 12 , गायत्री मंदिर , सेक्टर -7 , भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे 
सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम ( K Malkondaiah), शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में ( K Mal kondiayya ) व पेनकार्ड में ( Malkondaiya Kakala) दर्ज 
है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जबकि मेरा व सही व वास्तविक नाम के. मालकोन्डय्या ( K. Malkondaiya) है जो कि मेरे आधार कार्ड में दर्ज है. मैं मेरे 
नाम को परिवर्तित कर, सही नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे के. मालकोन्डय्या ( K. Malkondaiya ) आ . श्री के . कोटैय्या के नाम से जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


K Malkondaiah 
K Mal kondiayya 
Malkondaiya Kakala 

पिता - श्री के . कोटैय्या 
निवासी - ब्लॉक नं . - 2 - बी ., सड़क नं . - 12 , 

गायत्री मंदिर , सेक्टर -7, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


के . मालकोन्डय्या 
K.Malkondaiya 

पिता- श्री के . कोटैय्या 
निवासी - ब्लॉक नं .- 2 - बी . सड़क नं . - 12, 

गायत्री मंदिर , सेक्टर -7 , भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती वंदना शैलेन्द्र बैस ध. प. स्व . शैलेन्द्र सिंह बैस , निवासी - एम. आई. जी.- 364, न्यू 
बोरसी कालोनी , प्रगति मैदान के पास, वार्ड नं. -51, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि मेरे पति आर्मी में सेवारत थे. मैं भिलाई 
इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे व मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में तथा मेरे नाम की संपत्ति के दस्तावेजों में मेरा नाम श्रीमती वंदना एस . बैस 
(Smt . Vandana S. Bais ) दर्ज है जो कि अपूर्ण है. जबकि मेरा पूर्ण नाम श्रीमती वंदना शैलेन्द्र बैस (Smt. Vandana Shailendra Bais) है, जो 
कि मेरे आधार कार्ड , पेनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे व मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी 


अतः अब मुझे श्रीमती वंदना शैलेन्द्र बैस (Smt. Vandana Shailendra Bais ) ध. प. स्व . शैलेन्द्र सिंह बैस ( W/o- Late 
Shailendra Singh. Bais ) के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती वंदना एस. बैस 
(Smt. Vandana S. Bais ) 

पति- स्व . शैलेन्द्र सिंह बैस 
( W /o - Late Shailendra Singh Bais ) 
निवासी - एम . आई. जी . - 364, 

न्यू बोरसी कालोनी, 
प्रगति मैदान के पास , 

वार्ड नं .- 51, दुर्ग 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती वंदना शैलेन्द्र बैस 
(Smt. Vandana Shailendra Bais ) 

पति- स्व . शैलेन्द्र सिंह बैस 
( W / o- Late Shailendra Singh Bais ) 
निवासी - एम . आई. जी . - 364, 

न्यू बोरसी कालोनी, 
प्रगति मैदान के पास , 

वार्ड नं. - 51, दुर्ग, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2019 


171 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती पुष्पा वर्मा ध. प. श्री चेतन लाल वर्मा, उम्र 54 वर्ष, निवासी- क्वा . नं .- 25 - बी , 
सड़क नं .- 36, सेक्टर -04, भिलाई नगर , तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत है. उनके 
सर्विस रिकार्ड में मेरा घरेलू नाम श्रीमती डोलेश्वरी वर्मा दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम पुष्पा वर्मा है जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों 
तथा अन्य दस्तावेजों में दर्ज है. मैं अपने पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा घरेलू नाम परिवर्तित कर सही व वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध 
में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः अब मुझे श्रीमती पुष्पा वर्मा ध. प. श्री चेतन लाल वर्मा के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती डोलेश्वरी वर्मा 
पति - श्री चेतन लाल वर्मा 
निवासी - क्वा . नं . - 25 - बी , 
सड़क नं . - 36, सेक्टर -04, 


श्रीमती 

पुष्पा 

वर्मा 
पति - श्री चेतन लाल वर्मा 
निवासी - क्वा . नं . - 25 - बी , 
सड़क नं. - 36 , सेक्टर -04, 

भिलाई नगर, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


भिलाई नगर , 


तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , रवाड़ा देवाडू आत्मज स्व . रवाड़ा पौरपोल्लाय्या, उम्र 55 वर्ष, जाति मेहत्तर, निवासी - म. 
नं .- 79 , श्रीराम मंदिर के पास, वृन्दा नगर , केम्प -1, थाना- छावनी, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र 
भिलाई में , चिकित्सा विभाग में कार्यरत हूँ. मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम आर. देवाडू ( R. Devadu ) आ . स्व . आर. पौरपोल्लाय्या ( R. Porpollaiah) 
दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम रवाड़ा देवाडू ( Ravada Devadu) रख लिया हूँ , जबकि मेरे पिता का पूर्ण नाम 
रवाड़ा पौरपोल्लाय्या ( Ravada Porpollaiah) है जो कि उनके व मेरी माताजी के मृत्यु प्रमाण पत्र में दर्ज है. इस आशय के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया 


अतः अब मुझेरवाड़ा देवाडू ( Ravada Devadu) आत्मज स्व . रवाड़ा पौरपोल्लाय्या (S/ o- Late Ravada Porpollaiah) के नाम से 
जाना, पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


रवाड़ा देवाडू 


आर. देवाडू 

( R. Devadu) 
पिता- स्व . आर. पौरपोल्लाय्या 
( S /o -Late R. Porpollaiah ) 

निवासी - म . नं . - 79 , 
श्रीराम मंदिर के पास, 

वृन्दा नगर, केम्प -1, 
थाना - छावनी, भिलाई, 
तह . व जिला दुर्ग ( छ. ग.) 


(Ravada Devadu ) 
पिता- स्व . रवाड़ा पौरपोल्लाय्या 
( S /o - Late Ravada Porpollaiah ) 

निवासी - म . नं . - 79 , 
श्रीराम मंदिर के पास, 

वृन्दा नगर, केम्प -1, 
थाना - छावनी , भिलाई, 
तह. व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) 


172 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , घनाराम साहू आत्मज स्व. दयाराम साहू, उम्र 58 वर्ष, निवासी - क्वा. नं.- 19/ए, सड़क 
नं .- 29 , सेक्टर-5, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों 
व सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम घनाराम दर्ज है जो कि अपूर्ण है, जबकि मेरे शासकीय अभिलेखों, पैनकार्ड, आधार कार्ड तथा मतदाता परिचय पत्र 
में मेरा पूर्ण नाम घनाराम साहू आ . स्व. दयाराम साहू दर्ज है. मैं अपने पूर्ण नाम को मेरे सर्विस रिकार्ड व अन्य समस्त शासकीय / अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे घनाराम साहू आ . स्व . दयाराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


घनाराम 
पिता - स्व . दयाराम साहू 

निवासी - क्वा . नं . - 19 / ए, 
सड़क नं. - 29 , सेक्टर -5, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


घनाराम साहू 
पिता - स्व . दयाराम साहू 

निवासी - क्वा . नं . - 19 / ए, 
सड़क नं .- 29, सेक्टर -5, भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, घनाराम देशमुख आत्मज श्री हलालखोर , उम्र 55 वर्ष, निवासी - क्वा . नं.- 126 / ए, रिसाली सेक्टर, 
भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड 
में मेरा नाम घनाराम दर्ज है जो कि अपूर्ण है जबकि मेरा पूर्ण नाम घनाराम देशमुख है जो मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड व समस्त शासकीय अभिलेखों 
में दर्ज है. मैं मेरे पूर्ण नाम को मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व सर्विस रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूँ . 


अतः अब मुझे घनाराम देशमुख आ . श्री हलालखोर के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


घनाराम 
पिता - श्री हलालखोर 
निवासी - क्वा . नं . - 126 / ए, 
रिसाली सेक्टर , भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


घनाराम देशमुख 
पिता - श्री हलालखोर 
निवासी - क्वा . नं . - 126 / ए , 

रिसाली सेक्टर, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग.) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2019 


173 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रश्मि खन्ना आत्मजा स्व . राम रमन खन्ना, उम्र 43 वर्ष, निवासी - म. नं. - 59/ 14, नेहरू 
नगर ( पश्चिम ), भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) की हूँ. यह कि मेरा विवाह श्री प्रदीप कुमार शाही के साथ संपन्न हुआ था , पश्चात मेरा 
नाम परिवर्तित कर रश्मि शाही रखा गया जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड , ड्रायविंग लायसेंस आदि में दर्ज है. जनवरी 2015 से मैं अपने पति से 
अलग, अपने पिता के घर में निवास कर रही हूँ. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर पुनः रश्मि खन्ना आत्मजा स्व . राम रमन खन्ना रख ली हूँ. मेरा 
परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र 
प्रस्तुत कर दी हूँ , 


अतः अब मुझे रश्मि खन्ना आत्मजा स्व . राम रमन खन्ना के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे . 


पुराना नाम 


नया नाम 


रश्मि शाही 
पति - श्री प्रदीप कुमार शाही 
निवासी - म . नं. - 137 , सड़क -16 , 
स्मृति नगर, जुनवानी, भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


रश्मि खन्ना 
पिता - स्व . राम रमन खन्ना 

निवासी - म . नं . - 59 /14, 
नेहरू नगर ( पश्चिम ) भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


जोन-1 , 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , लेखराज सिंह पवार आत्मज स्व . रमेन्द्र कुमार, उम्र 28 वर्ष, निवासी -2/एफ , 
स्ट्रीट -18, सेक्टर -11, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ.यह कि मेरा पूर्ण नाम लेखराज सिंह पवार है जो कि मेरे शैक्षणिक 
प्रमाण पत्रों, समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों/ दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे पिता के सर्विस रिकार्ड जो कि भिलाई इस्पात संयंत्र 
भिलाई में कार्यरत थे. में मेरा नाम लेखराज सिंह दर्ज है जो कि अपूर्ण हैं . मैं अपने अपूर्ण नाम को परिवर्तित कर पूर्ण नाम को मेरे पिता के सर्विस 
रिकार्ड में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे लेखराज सिंह पवार आ . स्व . रमेन्द्र कुमार के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


लेखराज सिंह 
पिता- स्व . रमेन्द्र कुमार 
निवासी -2/ एफ , 

जोन -1 , 
स्ट्रीट -18 , 

सेक्टर-11, 


लेखराज सिंह पवार 
पिता- स्व . रमेन्द्र कुमार 
निवासी -2 / एफ , जोन -1, 
स्ट्रीट -18, सेक्टर-11, 

खुर्सीपार , भिलाई , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


खुर्सीपार, भिलाई, 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


174 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , श्रीमती किरण पवार ध. प. स्व . रमेन्द्र कुमार, उम्र 54 वर्ष, निवासी-2/ एफ , जोन -1, 
स्ट्रीट-18, सेक्टर-11, खुर्सीपार भिलाई तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत थे उनके 
सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम श्रीमती किरण दर्ज है जो कि अपूर्ण है. मेरा पूर्ण नाम श्रीमती किरण पवार है जो कि मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय 
अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज है. मैं मेरे पति के सर्विस रिकार्ड में मेरा पूर्ण नाम दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दी हूँ . 


अतः अब मुझे श्रीमती किरण पवार ध. प. स्व . रमेन्द्र कुमार के नाम से जाना , पहचाना , पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


श्रीमती किरण 
पति- स्व . रमेन्द्र कुमार 
निवासी -2 / एफ , जोन -1, 
स्ट्रीट -18, सेक्टर -11, 

खुर्सीपार भिलाई, 
तह . व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


श्रीमती किरण पवार 
पति- स्व . रमेन्द्र कुमार 
निवासी-2/एफ , जोन -1, 
स्ट्रीट-18, सेक्टर -11, 

खुर्सीपार भिलाई , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं , दुर्गेश कुमार सोनी आत्मज स्व. शांति लाल उम्र 36 वर्ष, निवासी - वार्ड नंबर-54, ऋषभ 
ग्रीन सिटी, पुलगांव, दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग ( छ. ग. ) का हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम दुर्गेश कुमार वर्मा था जो कि मेरे समस्त शैक्षणिक प्रमाण 
पत्रों व अन्य में दर्ज है. में अपने उपनाम “वर्मा ” को परिवर्तित कर अन्य उपनाम “ सोनी ” जोड़कर नया नाम/उपनाम दुर्गेश कुमार सोनी रख लिया 
हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 
शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब मुझे दुर्गेश कुमार सोनी आ . स्व. शांति लाल के नाम से जाना , पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम 


नया नाम 


दुर्गेश कुमार वर्मा 
पिता - स्व . शांति लाल 
निवासी - वार्ड नंबर-54, 
ऋषभ ग्रीन सिटी, 

पुलगांव, दुर्ग , 
तह. व जिला- दुर्ग ( छ. ग. ) 


दुर्गेश कुमार सोनी 
पिता - स्व . शांति लाल 
निवासी - वार्ड नंबर -54, 
ऋषभ ग्रीन सिटी, 

पुलगांव, दुर्ग , 
तह. व जिला - दुर्ग ( छ. ग. ) 


भाग 3 ( 1 ) ] 


छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक 5 जुलाई 2019 


175 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) बीजापुर ( छ. ग. ) 


बीजापुर, दिनांक 7 मई 2019 


फार्म - चौथा 
नियम -5 ( 1 ) 


प्र. क्र . 01/ बी -113 / 2018-19 


क्रमांक/ 1628/ अ. वि . द./ रीडर -1/2019.- चूंकि आवेदक शंकर कुड़ियम, मुख्य प्रबन्ध ट्रस्टी, गायत्री परिवार ट्रस्ट, मेन रोड बीजापुर 
जिला - बीजापुर छ. ग. में उल्लेखित संपत्ति को सार्वजनिक न्यास के रूप में पंजीयन के लिए सार्वजनिक न्यास अधिनियम 1951 ( 1951 का 30 ) 
की धारा 4 के अधीन आवेदन किया गया है . 


इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त आवेदन पत्र पर इस न्यायालय में मेरे द्वारा तारीख 06-06-2019 को विचार किया जावेगा. 
उक्त न्यास संपत्ति संबंधी मामलों में किसी प्रकार का हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति जो कोई आपत्ति उठाना चाहे या सुझाव देना चाहे , वह इस 
सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर अपने लिखित बयान की दो प्रतियों बनाकर देवें और उक्त तिथि को मेरे सामने या तो स्वयं या 
किसी वकील या अभिकर्ता के जरिए उपस्थित हों . उक्त कालावधि बीत जाने के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार किया जावेगा. 


अनुसूची 
( लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण ) 


1 . 


लोक न्यास का नाम व पता : 


गायत्री परिवार ट्रस्ट , बीजापुर - गायत्री शक्तिपीठ मेन रोड , 
बीजापुर, जिला- बीजापुर ( छ. ग. ) 


2 . 


चल सम्पत्ति : 


3,00,000 रु . 


3 . 


अचल संपत्ति : 


ग्राम बीजापुर में स्थित गायत्री परिवार ट्रस्ट का इमारत 


डी . राहुल वेंकट 

पंजीयक . 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , बिलासपुर ( छ. ग.) 


बिलासपुर , दिनांक 17 मई 2019 


क्र . /परिसमापन/ पुर्नजीवित/2019 / 594. - मदर टेरेसा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या. वार्ड क्रमांक 10 मदर टेरेसा नगर 
बिलासपुर पं. क्र . 3627 दिनांक 24-02-1995 विकास खण्ड बिल्हाजिलाबिलासपुर को पुर्नजीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री आर. एल . 
सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक द्वारा पुर्नजीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है. परिसमापक द्वारा समिति के सदस्यों की बैठक दिनांक 01-01-2019 
को की गई है , जिसमें संस्था द्वारा संस्था के वर्ष 2015-16, 2016-17 एवं 17-18 तक का वार्षिक अंकेक्षण आम सभा में कराकर विभागीय 


176 


छत्तीसगढ़ राजपत्र , दिनांक 5 जुलाई 2019 


[ भाग 3 ( 1 ) 


अंकेक्षण से कराने एवं अंकेक्षण की कार्यालय में जमा करने अंकेक्षण शुल्क जमा कराने एवं सोसायटी अधिनियम/नियम एवं पंजीकृत उपाविधि 
तथा समय- समय पर शासन द्वारा बनाये गयेनियमों के तहत कार्य करने का निर्णय लिया जाकर समिति को सदस्यों एवं संस्था हित में पुनर्जिवतकिये 
जाने का अनुशंसा किया गया है. अत : संस्था एवं सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए श्री आर. एल. सिंह व. सह. निरी. एवं परिसमापक के द्वारा 
प्रस्तुत प्रतिवेदन से मैं सहमत हूँ. 


अतः छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक /15-23/15-02 / 2015/3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार 
सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वेष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 4 ) के 
तहत् मदर टेरेसा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या. मदर टेरेसा वार्ड क्रमांक 10 पं. क्रमांक 3627 दिनांक 24-02-1995 विकास खण्ड 
बिल्हा जिला बिलासपुर को इस शर्त पर “निर्धारित समयावधि में मतदाता सूची तैयार कर संस्था के निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन इस 
कार्यालय में प्रस्तुत करने संस्था का नियमित अंकेक्षण कराने ” पुर्नजीवित करता हूँ. एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु 
तत्कालीन संचालक मण्डल को अधिकृत करता हूँ . 


बिलासपुर , दिनांक 21 मई 2019 


क्र ./ परिसमापन/पुर्नजीवित/ 2019/ 624. - महामाया बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. लिटिया पं. क्र . 212 दिनांक 02-03-2005 
विकास खण्ड कोटा जिला बिलासपुर को पुर्नजीवित किये जाने हेतु परिसमापक श्री एस.. आर. भगत के द्वारा पुर्नजीवित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया 
है . परिसमापक द्वारा समिति सदस्यों की बैठक दिनांक 02-04-2019 को की गई है, साथ ही संस्था अपने उद्देश्यों की पूर्ति के अनुरूप सार्वजनिक 
वितरण प्रणाली का कार्य करने, संस्था का प्रति वर्षविभागीय अंकेक्षकों से अंकेक्षण कराने, अंकेक्षण शुल्क शासकीय कोषालय में जमा किये जाने 
का लेख करते हुए संस्था एवं सदस्यों के हित को ध्यान में रखते हुए संस्था को पुर्नजीवित करने हेतु टीप दिया गया है. 


अंकेक्षण कक्ष द्वारा संस्था के वर्ष2016-17 एवं 17-18 तक का अंकेक्षण पूर्ण होने बाबत अवगत कराते हुए संस्था को पुनर्जिवत करने 
हेतु टीप दिया गया है, अतः संस्था एवं संस्था सदस्यों के हेतु को ध्यान में रखते हुए श्री एस . आर. भगत परिसमापक, के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन से 
मैं सहमत हूँ. 


अतः छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/ 15-23/ 15-02 / 2015/ 3 दिनांक 26-10-2017 के द्वारा रजिस्ट्रार 
सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 ( 4 ) के 
तहत् महामाया बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. लिटिया पं. क्र . 212 दिनांक 02-03-2005 विकास खण्ड कोटा जिला बिलासपुर को इस शर्त 
पर “निर्धारित समयावधि में मतदाता सूची तैयार कर संस्था के निर्वाचन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करने संस्था का 
नियमित अंकेक्षण कराने ” पुर्नजीवित करता हूँ. एवं आगामी 03 माह तक संस्था के कार्य संचालन हेतु तत्कालीन संचालक मण्डल को अधिकृत 
करता हूँ. 


( चन्द्रशेखर जायसवाल ) 

सहायक पंजीयक. 


संचालक , मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय , राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2019 . 


